रजिस्ट्री सं° डीएल - 33004/ 96 


REGD. NO. D . L .-33004/ 96 


भारत की राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 . - उप - खंड ( 1 ) 
PART II - Section 3 - Sub - section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं०5 ] 
No. 5] 


नई दिल्ली , सोमवार, जनवरी 6 , 1997 / पौष 16, 1918 
NEW DELHI , MONDAY , JANUARY 6, 1997/ PAUSA 16 , 1918 . 


%3D 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


1. 


( स्वास्थ्य विभाग ) 

शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1997 
सा . का . नि . ( अ ). - भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ( स्वास्थ्य विभाग ) की भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , 
खंड 3, उपखंड ( i ), तारीख 4 जून, 1996 में प्रकाशित अधिसूचना सं . सा . का. नि . 231 ( अ ), तारीख 4 जून, 1996 में , ---- 

पृष्ठ 1 पर औषधि " शब्द , जहां- जहां आता है, के स्थान पर " ओषधि " शब्द पढ़ें । 
पृष्ठ 1, पैरा 1, पंक्ति 2 में , " संशेधन " शब्द के स्थान पर " संशोधन " शब्द पढ़ें । 
पृष्ठ 1, पैरा 1, पंक्ति 6 में , " पृष्ठ 3 से 6 " शब्दों और अंकों के स्थान पर " पृष्ठ 1 से 3 " शब्द और अंक पढ़ें । 
पृष्ठ 1, नियम 1 ( 1 ) , पंक्ति 2 में , चौथा " शब्द के सथान पर " पांचवां " शब्द पढ़ें । 
पृष्ठ 1, नियम 2, पंक्ति 3 में , " 16च " अंक और अक्षर के स्थान पर " 26च " अंक और अक्षर पढ़ें । 
पृष्ठ 1, नियम 2, पंक्ति 3 में , " 28 क , 28 ग " अंकों और अक्षरों के स्थान पर " 28क , 28ख, 28ग " अंक और अक्षर पढ़ें । 
नियम 3, पंक्ति 1 में , " उक्त अ नियमों " शब्दों और अक्षरों के स्थान पर " उक्त नियमों " शब्द पढ़ें । 
नियम 4 में ( ii ) की पंक्ति 2 में, " अनुसूची ( ग) " शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर " अनुसूची ( भ) " शब्द, कोष्ठक और अक्षर पढ़ें । 
नियम 4 के (iii) में , " पांच शब्द का लोप किया जाएगा । " शब्दों के स्थान पर , " पांच " शब्द का लोप किया जाएगा l शब्द पढ़ें । . 
पृष्ठ 1, नियम 5 ( iv ) में , " या विक्रेता के पास रखी जाए " जो किसी - - - --- - - प्रस्तुत करेगा । " शब्दों के स्थान पर " या विक्रेता के 
पास रखी जाए जो किसी - - ------ प्रस्तुत करेगा । " पढ़ें । 

[ सं. 11014 /8/ 93 - डी एम एस एण्ड पी एफ ए ] 

रेनू साहनी वर , संयुक्त सचिव 


30 GI/ 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II - SEC , 3 (1)] 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

(Department of Health ) 

CORRIGENDUM 

New Delhi, the 6th January , 1997 
G . S. R . 5 (E ). In the Notification ofGovernment of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department 
of Health ) G . S. R . 231 (E ) dated 4 -6 - 1996 published at pages 1 to 4 of the Gazette of India , Extraordinary Part II— Section 3 
Sub - section (i) dated 4 -6 - 1996 
( 1) Atpage 3, entry 1. (1) line 2 , for IVth read Vth 

Atpage 3, entry 2 , line 3 , for 28A , 28C , read 28A , 28B , 28C , 
Atpage 3, entry 2 , linc 4 , for " export staff " read " expert staff " 


[No. X , 11014 /8 /93 -DMS & PFAJ 
RENU SAHNI DHAR, Jt . Secy . 


Printed by the Manager, Govt of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controllor of Publications, Dolhi- 110054 — 1997 


